सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 श्रावण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 587 


राँची, मंगलवार , 


23 जुलाई , 2019 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
17 जुलाई, 2019 


संख्या -1 /पी०-101/ 2013 का०- 5668-- निदेशक, राज्य शहरी विकास एजेन्सी (SUDA) झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अमीत कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2010) के दिनांक 08.07.2019 से 02.08.2019 तक MCT, 
Phase- III प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण की अवधि तक के लिए 
विशेष सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री बद्री 
नाथ चौबे, भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) निदेशक , राज्य शहरी विकास एजेन्सी (SUDA) झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 587 50 


